रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 12 , 2018 / आषाढ़ 21 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 12 , 2018/ASHADHA 21, 1940 


सं . 472 ] 
No. 472] 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 10 जुलाई, 2018 
सा . का . नि . 634( अ). - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर अन्वेषण कार्यालय , वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान) समूह ख भर्ती नियम , 
2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , वरिष्ठ सहायक 
निदेशक ( कराधान) समूह ख भर्ती ( संशोधन) नियम , 2018 है । 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक ( कराधान ) समूह ख भर्ती नियम , 2016 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात - 


" 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान 
में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं , " 


3. मूल नियमों में , अनुसूची में - 


(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : - 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 


( 4 ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 , 56100 - 177500 रु. ” 


4006 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(ii) FTTH (11) # 342fto 


farti (formuoti taifa 3764 chillstat jagt eft à )” Ħ 


(76) CH 05 - 2, 9300 - 348007. + 48005. IC ada " QOGI, 31AT BITT STETT FATA Rada # ETH À FR 8 , 47600 
1511006." 956G , Bit Bit 3TET TO GIUNT ; 


A FFT FAIRE 7 , 44900 


( a ) a 5 - 2, 9300 -348005, + 46005 TE aah " goGT, 3179 BITE STERT FITA 

R 
1424005 ," goa , 31 BAR STORE TO Fat; 


( T) 


FIAT 3 75T ante felt RITÈ ; 


[9T. . T - 35011 /28/2009-TOIT. III ] 

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


sfery at tellid HT. Fot . . 


feuqu : 464 fly Heago 276147 , TT II , CE 3, 340€ (i) i arta 14 , HTTP , 2016 
. 304 (37) arte 14 HTC, 2016 GRT Ycolfera feta 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 2018 
G .S . R . 634 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (5 ) of section 211 of the Companies Act , 
2013 (18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director ( Taxation ), Group B Post Recruitment Rules , 
2016 , namely : 
1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office , Senior Assistant Director (Taxation ), Group B Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Senior Assistant Director ( Taxation ), 
Group B Post Recruitment Rules , 2016 , (herein after referred to as the principal rules ), for rule 2 , the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale . - The number of said posts , their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules." 
3 . In the principal rules, in the schedule – 
(A ) in column (4), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: 


" Level in Pay Matrix or pay scale 


(4 ) 


Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 " ; 
( B ) in column ( 11), under the sub -heading Deputation (Including short -term contract) – 
(a ) for the words, figures and letters, " pay band - 2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay Rs. 4800 " , the words, figures and 
letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 
(b ) for the words , figures and letters , "pay band- 2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs. 4600 " , the words, figures and 
letters , " Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " , shall be substituted; 
(c ) Note 3 shall be omitted . 

[ F. No. A - 35011/28 /2009- Ad . III] 

GYANESHWAR KUMAR SINGH , Jt. Secy. 
Note: The principal rules were published vide notification number G .S .R . 304 ( E ), dated the 14 .03 .2016 in the Gazette of 
India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 14 .03 . 2016 . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 जुलाई , 2018 


सा . का . नि . 635 ( अ). केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क और केंद्रीय 
उत्पाद शुल्क ) समूह ख भर्तीनियम , 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभः ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , वरिष्ठ सहायक 
निदेशक ( सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ) समूह ख भर्ती (संशोधन ) नियम , 2018 है । 


( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , वरिष्ठ सहायक निदेशक ( सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ) समूह ख भर्ती 
नियम , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात - 


" 2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतन मान में स्तर - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में 
स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं , " 


3. मूल नियमों में , अनुसूची में - 


(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : - 


" वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान 


( 4 ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100 - 177500 रु." 


(ii) स्तंभ ( 11) में उपशीर्ष “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ” में - 


( क ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रु . + 4800रु. ग्रेड वेतन ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 

151100रू ." शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( ख ) “ वेतन बैंड-2, 9300- 34800रू. + 4600रू . ग्रेड वेतन ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर , 7 , 

44900 - 142400रू. ” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 


( ग ) स्तंभ 3 का लोप किया गया है ; 


[ फा . सं . ए - 35011/ 28/ 2009 - प्रशा. III ] 


ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) को तारीख 14, मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . 
सं . 303( अ) तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 2018 
G .S . R . 635 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 211 of the Companies Act, 
2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Senior Assistant Director (Customs & Central Excise ), Group B Post 
Recruitment Rules, 2016 , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office , Senior Assistant Director (Customs and Central Excise ), Group B Post Recruitment (Amendment) 
Rules, 2018. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Senior Assistant Director (Customs 
and Central Excise ), Group B Post Recruitment Rules, 2016 , (herein after referred to as the principal rules ), for rule 2 , 
the following rule shall be substituted , namely: 
" 2 . Number of posts , classification and level in the pay matrix or pay scale .- The number of said posts , their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules . " 


3. In the principal rules, in the schedule , - 

(A ) In column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: 


" Level in Pay Matrix or pay scale 

( 4 ) 
Level 10 inthe Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 "; 


( B ) in column ( 11 ), under the sub- heading Deputation (Including short -termcontract ) " - 

(a ) for the words, figures and letters , " pay band -2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay Rs. 4800 , the words, figures 
and letters, " Level 8 inthe Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 ", shall besubstituted ; 
( b) for the words, figures and letters, " pay band - 2, Rs . 9300 - 34800 plus grade pay Rs. 4600 ", the words , figures 
and letters, " Level 7 inthe Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 ", shall be substituted ; 
( c) Note 3 shall be omitted ; 

[ F. No. A- 35011 /28/2009 - Ad.lIl] 

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published vide notification number G . S. R . 303 ( E ), dated the 14 .03. 2016 in the Gazette of 
India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 14 .03 . 2016 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2018 


सा . का .नि . 636 ( अ ). केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , उपनिदेशक ( अन्वेषण), समूह क पद भर्ती नियम , 2016 में संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , उपनिदेशक 
( अन्वेषण), समूह क पद भर्ती( संशोधन ) नियम , 2018 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , उपनिदेशक ( अन्वेषण) समूह क , पद भर्ती नियम , 2016 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) में , नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात - 


" 2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 
या वेतनमान वह स्तर होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है। " 
3. मूल नियमों की अनुसूची में , 
( अ ) स्तंभ ( 4) इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात - 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 


वेतन मैट्रिक्स 67700- 208700 में स्तर 11 ” 


( आ ) 


स्तंभ ( 11) में , उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)” के अधीन , 


( क ) शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100रु. + ग्रेड वेतन 5400रु .” शब्द , अंक और अक्षर , “ वेतन 
मैट्रिक्स 56100- 177500 में स्तर -10” रखे जाएंगे ; 
( ख ) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा ; 


[ फा . सं . ए- 35011/ 28/ 2009 -प्रशा-III ] 


ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , भाग - II , खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14. 03. 2016 में अधिसूचना संख्या सा . का .नि . 301( अ ) 
तारीख 14.03. 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th July, 2018 
G .S . R . 636 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 211 of the Companies Act, 
2013 ( 18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Deputy Director ( Investigation ), Group A Post Recruitment Rules, 2016 , 
namely : 
1 . Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office, Deputy Director (Investigation ), Group A Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . In the Ministry of Corporate Affairs , Serious Fraud Investigation Office, Deputy Director (Investigation ), Group 
A Post Recruitment Rules, 2016 , (herein after referred to as the principal rules ), for rule 2 , the following rule shall be 
substituted , namely: 
" 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale . - The number of said posts , their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules ." 
3 . In the principal rules, in the Schedule , - 
( A ) In column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: 


" Level in Pay Matrix or pay -scale 


( 4 ) 


Level 11 inthe pay matrix Rs. 67700 - 208700 "; 


( B ) in column ( 11), under the sub- heading Deputation (Including short-term contract) , - 
(a ) for the words, figures and letters, " Pay band - 3 Rs. 15600 - 39100 plus grade pay Rs. 5400" , the words, figures and 
letters, " Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500 ", shall be substituted ; 
(b ) Note 3 shall be omitted . 


[ E. No. A -35011 / 28/ 2009- Ad. lll] 


GYANESHWAR KUMAR SINGH , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


Note : The principal rules were published vide notification number G .S .R . 301 (E ), dated the 14 .03. 2016 in the Gazette 
of India , Part II, Section 3 , Sub - section (i) dated 14 .03. 2016 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2018 


सा . का .नि . 637 ( अ ). - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक (बैंककारी ), वरिष्ठ सहायक 
निदेशक (बैंककारी ) तथा उप निदेशक (बैंककारी) भर्ती नियम , 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक 
(बैंककारी), वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी ) तथा उप निदेशक (बैंककारी) भर्ती (संशोधन ) नियम, 2018 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक (बैंककारी), वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी ) तथा उप 
निदेशक (बैंककारी ) भर्ती नियम , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखा जाएगा अर्थात्: - 


“ 3. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या 
वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं ," 


3. मूल नियमों में , अनुसूची में - 
( अ) सहायक निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं . 1 के सामने , - 
(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: - 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान 


( 4 ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 , 47600 - 177500 रु. ” 


(ii) स्तंभ (10 ) में , उपशीर्षक " सीधी भर्ती” के अधीन - 


( क ) “ वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 , 44900 
142400रू. ” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 


( ख ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू. + 4200रू . ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400 
112400रू.” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 
( आ ) वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं . 2 के मामले, - 


(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -- 


__ “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100- 177500 रु."; 


(ii ) स्तंभ (11) में , उपशीर्ष “प्रोन्नति ” के अधीन - 


( क ) “ वेतन बैंड - 2, 9300- 34800रू . + 4800रू ग्रेड वेतन” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 
151100रू ” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( ख ) 


स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)” में - 


( क ) “ वेतन बैंड - 2, 9300 -34800रू + 4800रू. ग्रेड वेतन ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 
151100रू . ” शब्द , अंक और अक्षर रखें जाएंगे ; 


( ख ) “ वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800रू . + 4600रू . ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 , 44900 
142400रू .” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे: 


( ग) स्तंभ 2 का लोप किया गया है; 
( इ ) उप निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं . 3 के सामने , - 


(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 


“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700- 208700रू. " 


(ii ) स्तंभ ( 11) में , उपशीर्षक " प्रोन्नति ” के अधीन - 


( क ) “ वेतन बैंड- 3, 15600 - 39100 रू . + 5400 रू . ग्रेड वेतन ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100 
177500 रू" शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 


(iii ) स्तंभ ( 11) में उपशीर्ष “ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है )” में - 


( क ) “ वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100रू. + 5400रू. ग्रेड वेतन " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 , 56100 
177500रू.” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 


[ फा . सं. ए-35011/28/2009- प्रशा.III ] 


ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) को तारीख 15 मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . 
सं . 298( अ) तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th July, 2018 
G .S . R . 637 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 211 of the Companies Act, 
2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Banking), Senior Assistant Director (Banking) and 
Deputy Director ( Banking) Recruitment Rules, 2016 , namely: 
1 . Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office , Assistant Director ( Banking ), Senior Assistant Director (Banking ) and Deputy Director (Banking ) 
Recruitment (Amendment) Rules , 2018 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . In the Ministry of Corporate Affairs , Serious Fraud Investigation Office , Assistant Director (Banking ), Senior 
Assistant Director (Banking ) and Deputy Director (Banking) Recruitment Rules, 2016 , (hereinafter referred to as the 
principal rules), for rule 3 , the following rule shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


" 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale . - The number of said posts , their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules." 


3. In the principal rules, in the schedule, - 
(A ) against serial number 1, relating to the post of Assistant Director (Banking), - 
(i) in column (4 ), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted , namely: 

" Level in Pay Matrix or pay scale 


( 4 ) 


Level 8 in the pay matrix Rs. 47600 - 177500 " ; 


( ii) in column ( 10 ), under the sub -heading Direct Recruitment , 


(a ) for the words, figures and letters, " pay band- 2 Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs.4600 " , the words, 
figures and letters, " Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " , shall be substituted ; 


(b ) for the words , figures and letters, " Pay band - 2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs . 4200 " , the words, 
figures and letters , " Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " , shall be substituted ; 


(B ) against serial number 2, relating to the post of Senior Assistant Director (Banking), - 


(i) in column (4 ), for the entries, the following entries shall be substituted , namely : 


" Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500 " ; 


( ii ) in column (11), under the sub - heading Promotion , 


(a ) for the words, figures and letters, " Pay band - 2 Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs. 4800 ” , the words, 
figures and letters, " Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 

(b ) Note 2 shall be omitted ; 
(iii) In column (11), under the sub -heading Deputation (Including short-term contract) , 


(a ) for the words , figures and letters, " Pay band - 2 Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs. 4800” , the words , 
figures and letters , " Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 


(b ) for the words, figures and letters , " Pay band - 2 Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs. 4600 " , the words, 
figures and letters , " Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 ", shall be substituted ; 


( c) Note 2 shall be omitted ; 
(C ) against serial number 3 , relating to the post of Deputy Director (Banking), - 

(i) in column (4 ), for the entries, the following entries shall be substituted , namely : 


"Level 11 in the pay matrix Rs.67700 - 208700 " ; 


( ii ) in column ( 11 ), under the sub -heading Promotion , - 

(a ) for the words, figures and letters, "Pay band-3 Rs. 15600 -39100 plus grade pay of Rs. 5400 ", the 
words, figures and letters , " Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 ", shall be substituted ; 


(b ) Note 2 shall be omitted ; 


( iii) in column ( 11), under the sub -heading Deputation (Including short-term contract) , 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( a) for the words, figures and letters, " Pay band - 3 Rs . 15600 - 39100 plus grade pay of Rs. 5400 ", the 
words, figures and letters, " Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 -177500 ", shall be substituted ; 


(b ) Note 2 shall be omitted ; 


[ F No. A-35011/ 28 /2009- Ad.III ] 
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published vide notification number G .S .R . 298 (E ), dated the 14 .03 . 2016 in the Gazette of 
India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 14 .03. 2016 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2018 


सा . का . नि . 638( अ). केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण), 
वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ) भर्तीनियम , 2016 का संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक 
(न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ), वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) भर्ती 
( संशोधन ) नियम, 2018 है। 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक निदेशक ( न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ), वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय 
संबंधी लेखा परीक्षण ) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) भर्ती नियम , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया 
है ) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्: - 
" 3. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या 
वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं , " 
3. मूल नियमों में , अनुसूची में - 

( क ) सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) पद से संबंधित क्रम सं . 1 के सामने , 
(i) स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: - 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान 


( 4 ) 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 - 151100 रु. " 


( ii ) स्तंभ ( 10 ) में , उपशीर्षक " सीधी भर्ती” के अधीन - 
( क ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रु . + 4600रु . ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900 
142400रू.” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 
( ख ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू. + 4200रू . ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400 
112400रू. ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण ) पद से संबंधित क्रम सं . 2 के मामले , - 
(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : -- 

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100 - 177500 रु."; 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(ii) स्तंभ (11) में , उपशीर्ष “ प्रोन्नति ” के अधीन - 
( ग ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू . + 4800रू ग्रेड वेतन ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 
151100रू " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( घ ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 
(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक " प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)” में - 
( घ ) “ वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800रू + 4800रू . ग्रेड वेतन ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर " वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 , 47600 
151100रू.” शब्द, अंक और अक्षर रखो जाएंगे ; 
( ङ ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू. + 4600रू . ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900 
142400रू ." शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( च ) स्तंभ 3 का लोप किया गया है; 
( ग ) उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) पद से संबंधित क्रम सं . 3 के सामने , - 
स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700- 208700रू . " 


(ii ) स्तंभ ( 11) में , उपशीर्षक " प्रोन्नति ” के अधीन - 
( क ) “ वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रू . + 5400 रू . ग्रेड वेतन ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100 
177500 रू " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 
(iii) स्तंभ ( 11 ) में उपशीर्ष “ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ” में - 
( क ) “ वेतन बैंड- 3, 15600 - 39100रू . + 5400रू. ग्रेड वेतन " शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 , 56100 
177500रू.” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) स्तंभ 3 का लोप किया गया है । 

[ फा . सं . ए- 35011/ 28/ 2009- प्रशा. III] 

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . सं . 
382 ( अ) तारीख 30 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 2018 
G . S . R . 638 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (5 ) of section 211 of the Companies Act, 
2013 (18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Assistant Director (Forensic Audit ), Senior Assistant Director (Forensic 
Audit ) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment Rules, 2016 , namely : 
1. Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs , Serious Fraud 
Investigation Office, Assistant Director ( Forensic Audit), Senior Assistant Director ( Forensic Audit) and Deputy 
Director ( Forensic Audit ) Recruitment (Amendment) Rules , 2018 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Assistant Director ( Forensic Audit ), Senior 
Assistant Director ( Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment Rules , 2016 , (hereinafter referred 
to as the principal rules ), for rule 3 , the following rule shall be substituted , namely : 


[ 411 II - 


US 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 3 . Number of posts , classification and level in the pay matrix or pay scale . - The number of said posts, their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules ." 


3 . In the principal rules, in the schedule, - 
(A ) against serialnumber 1, relating to the post of Assistant Director (Forensic Audit ), - 

(i) in column (4 ), for the heading and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be 
substituted , namely: 

" Level in Pay Matrix or pay scale 


( 4 ) 


Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600- 151100 " ; 


(ii ) in column (10 ), under the sub -heading Direct Recruitment , - 

(a ) for the words, figures and letters, " pay band - 2 Rs. 9300 - 34800/- plus grade pay of Rs. 4600 /-" , the 
words, figures and letters, "Level 7 in the PayMatrix Rs. 44900 - 142400 " , shall be substituted; 
(b ) for the words, figures and letters , " Pay band -2 Rs. 9300 - 34800/- plus grade pay of Rs. 4200 /-" , the 

words, figures and letters , "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 ", shall be substituted ; 
(B ) against serial number 2 , relating to the post of Senior Assistant Director ( Forensic Audit ), - 
(i) in column (4 ), for the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely: 

" Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 " ; 


( ii ) in column (11 ), under the sub -heading Promotion , 
(a ) for the words, figures and letters , " Pay band - 2 - Rs. 9300- 34800 /- plus grade pay of Rs. 48007-", the words, 
figures and letters , " Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 ", shall be substituted ; 
(b ) Note 2 shall be omitted ; 
(iii) In column (11), under the sub -heading Deputation (Including short -term contract) , 

( a ) for the words, figures and letters, " Pay band -2 Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 4800 /-" , the 
words, figures and letters , " Level 8 in the Pay Matrix Rs . 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 
(b ) for the words, figures and letters, " Pay band - 2 Rs, 9300 - 34800 /- plus grade pay of Rs. 4600/ -" , the 
words, figures and letters, " Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " , shall be substituted ; 

(c) Note 3 shall be omitted ; 
(C ) against serial number 3, relating to the post of Deputy Director (Forensic Audit ) , - 
(i) in column (4 ), for the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely: 

"Level 11 in the Pay Matrix Rs . 67700 - 208700 " ; 


( ii) in column (11), under the sub-heading promotion , - 
(a ) for the words, figures and letters , " Pay Band - 3 Rs. 15600 - 39100/- + Grade pay Rs.5400 / -" , the words, 
figures and letters, " Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 ", shall be substituted ; 
(b ) Note 2 shall be omitted ; 
(iii) in column (11), under the sub -heading Deputation ( Including short- term contract), 
(a ) for the words, figures and letters, " Pay band - 3 Rs. 15600 - 39100 / - plus grade pay of Rs. 5400 /-", the words , 
figures and letters, " Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 - 177500 ", shall be substituted ; 
(b ) Note 3 shall be omitted . 

[ F . No. A -35011/28 / 2009- Ad . III] 


GYANESHWAR KUMAR SINGH , Jt. Secy. 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


Note : The principal rules were published vide notification number G . S. R . 382 ( E ), dated the 30 . 03 .2016 in the Gazette 
of India , Part II, Section 3 , Sub - section (i) dated 31. 03 . 2016 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018 


सा . का .नि . 639( अ). - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम , 
2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 


( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक और 
कार्यालय अधीक्षक, भर्ती (संशोधन) नियम , 2018 है। 
( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , सहायक और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम , 2016 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात मूल नियम कहा गया है) में , नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : 


" 3. पदों की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 
या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है। " 
3. मूल नियमों की अनुसूची में , 
( अ ) सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने - 


(i) स्तंभ ( 4) में , इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात : 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 


( 4 ) 


35400 -112400 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 " 


(ii ) स्तंभ ( 11) में, उप - शीर्षक " प्रतिनियुक्ति के अधीन , 


( क ) शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर , वेतन बैंड- 1, 5200- 20200 और ग्रेड वेतन 2800 रु.” शब्द , अंक और अक्षर रु. 

29200- 92300 वेतन मैट्रिक्स , में स्तर -5 ” रखे जाएंगे ; 


( ख ) शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर , वेतन बैंड -1, 5200 - 20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु. ” शब्द , अंक और अक्षर रु . 

25500- 81100 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 ” रखे जाएंगे ; 


( ग ) टिप्पण (ii) का लोप किया जाएगा ; 


( आ ) कार्यालय अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने 


(i) 


स्तंभ ( 4) में , इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात : 


_ “रु. 44900-142400रु. वेतन मैट्रिक्स स्तर में 7 ” 
स्तंभ (11) में , “ प्रोन्नति” उप - शीर्षक के अधीन , 


(ii ) 


( क ) शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर , “ वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200रु ” शब्द , अंक और अक्षर , 
" 35400 -112400 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 ” रखे जाएंगे; 


[ 4TT II , qus 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) 


Palyut 2 1 919 PARTFIGHT; 


FİAT ( 11 ) # , 34 -2700 sfare foto to teftet, 


(+ ) 


C ac 


42007 " 


qtoa , zich Bit 


3TET , 


gloat, zieht Bit 3TERT SO FATA T , Watch 5 - 2, 9300 - 34800 5. B 
" 35400 - 112400 7 . ad Affe À FR 6 " TÈ HIST ; 
Pacqut (ii) For to fall FIGHT ; 


(a ) 


[91. . 57 -35011/28 /2009 - T2TT. III] 


ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


faqur : 4 Fath , T Q 216147 , TT II , 05 3 , 340€ (i), arta 14 .03. 2016 # TETTEGT HOUT 300 ( 37) arte 
14 .03.2016 GRT Chifera fatt TTTI 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 2018 
G . S . R . 639 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 211 of the Companies Act, 
2013 (18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs , Serious Fraud Investigation Office , Assistant and Office Superintendent, Recruitment Rules, 2016 , namely : 
1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office , Assistant and Office Superintendent, Recruitment (Amendment) Rules, 2018 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office , Assistant and Office Superintendent, 
Recruitment Rules , 2016 , (herein after referred to as the principal rules ), for rule 3 , the following rule shall be 
substituted , namely: 
" 3 . Number of posts , classification and level in the pay matrix or pay scale .- The number of said posts , their 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of 
the Schedule annexed to these rules." 
3. In the principal rules, in the schedule, - 
(A ) against serial number 1, relating to the post of Assistant, - 
(i) in column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely : 


" Level in Pay Matrix or pay scale 


( 4 ) 


Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " ; 


in column ( 11 ), under the sub -heading Deputation , 
( a ) for the words , figures and letters, " Pay band - 1 , Rs. 5200 - 20200 plus grade pay of Rs . 2800 " , the words, 
figures and letters " Level 5 in the Pay Matrix Rs. 29200 -92300 " , shall be substituted ; 
(b ) for the words , figures and letters, " Pay band - 1 , Rs. 5200 - 20200 plus grade pay of Rs . 2400 " , the words, 
figures and letters " Level 4 in the Pay Matrix Rs. 25500 -81100 " , shall be substituted ; 
(c) Note (ii) shall be omitted ; 

against serial number 2 , relating to the post of Office Superintendent, - 
(i) in column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: 


(B ) 


" Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " ; 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1) ] 


( ii ) in column (11), under the sub -heading promotion , 

(a ) for the words, figures and letters, " pay band - 2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay of Rs. 4200 " , the words, 
figures and letters , " Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 ", shall be substituted ; 

(b ) Note 2 shall be omitted ; 
( iii ) in column ( 11), under the sub -heading Deputation , 

(a ) for the words, figures and letters, " pay band - 2 , Rs. 9300 - 34800 with grade pay of Rs. 4200 " , the words , 
figures and letters , " Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " , shall be substituted ; 
(b ) Note ( ii ) shall be omitted ; 

[ F. No. A- 35011/ 28 / 2009- Ad .lll ] 

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published vide notification number G .S .R . 300 (E ), dated the 14 .03.2016 in the Gazette 
of India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 14 .03 .2016 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2018 


सा . का .नि . 640( अ). केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , ज्येष्ठ सहायक निदेशक ( अन्वेषण ) समूह ख पद 
भर्ती नियम , 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , ज्येष्ठ 
सहायक निदेशक ( अन्वेषण ) समूह ख पद भर्ती (संशोधन ) नियम, 2018 है । 


( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2 . कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , ज्येष्ठ सहायक निदेशक ( अन्वेषण ) समूह ख पद भर्ती नियम , 2015 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है ) में , नियम 2 के स्थान पर नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 


" 2 पदों की संख्या , वर्गीकरण , वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण , वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा 
जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट है। " 
3. मूल नियमों की अनुसूची में , 
(i) स्तंभ ( 4) में , इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 


( 4 ) 


56100 - 177500 रु वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 " 


( ii ) स्तंभ ( 11 ) में , उप - शीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) " 


( क ) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, वेतन बैंड- 2, 9300 -34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु.” शब्द , अंक और अक्षर , 

"रु . 56100 -151100रु. वेतन मैट्रिक्स , में स्तर 8 ” रखे जाएंगे ; 
( ख ) शब्दों के स्थान पर , वेतनमान 9300 -34800 और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्द , अंक और अक्षर रु. 44900 -142400 

रु . वेतन मैट्रिक्स , में स्तर 7 ” रखे जाएंगे; 
(ग ) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा ; 

[ फा .सं . ए- 35011/ 28/ 2009- प्रशा . III] 

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह , संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपखंड (i), तारीख 08. 12. 2015 में अधिसूचना संख्या सा . का .नि . 238, तारीख 
08. 12. 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th July , 2018 
G . S. R . 640 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 211 of the Companies Act , 
2013 ( 18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs , Serious Fraud Investigation Office , Senior Assistant Director ( Investigation ), Group B Post Recruitment Rules , 
2015, namely: 
1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office, Senior Assistant Director (Investigation ), Group B Post Recruitment ( Amendment) Rules, 2018 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director 
(Investigation ), Group B Post Recruitment Rules, 2015 , (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2 , the 
following rule shall be substituted , namely : 

" 2 . Number of posts , classification , level in the pay matrix or pay scale .- The number of said posts , their 
classification , level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of 

the Schedule annexed to these rules ." 
3 . In the principal rules, in the schedule , - 

(i) In column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: 


" Level in Pay Matrix or pay scale 


( 4 ) 


Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500 "; 


( ii ) in column (11), under the sub -heading Deputation (Including short - term contract), - 
( a ) for the words, figures and letters , " pay band -2 , Rs. 9300 - 34800 plus grade pay Rs. 4800 " , the words, 

figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 
( b ) for the words, figures and letters, " scale of pay of Rs. 9300- 34800 plus grade pay Rs. 4600 ", the words , 

figures and letters , "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " , shall be substituted ; 
( c ) Note 3 shall be omitted . 

[ F. No . A - 35011/ 28/ 2009- Ad. lll] 

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt . Secy . 
Note : The principal rules were published vide notification number G .S .R . 238 , dated the 08 . 12. 2015 in the Gazette of 
India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 08 . 12 . 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 जुलाई, 2018 


सा . का .नि . 641( अ). केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम, 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 211 की उपधारा (5 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , आशुलिपिक श्रेणी-I, निजी सचिव और मुख्य निजी 
सचिव भर्ती नियम , 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , आशुलिपिक श्रेणी I , 
निजी सचिव और मुख्य निजी सचिव भर्ती (संशोधन ) नियम , 2018 है । 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , आशुलिपिक श्रेणी I, निजी सचिव और मुख्य निजी सचिव भर्तीनियम , 2015 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्: - 


"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या 
वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं , " 


3. मूल नियमों में , अनुसूची में - 
( क ) आशुलिपिक श्रेणी I, पद से संबंधित क्रम सं . 1 के सामने , - 


(i) स्तंभ ( 4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : - 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 


( 4 ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400 - 112400 रु. ” 


( ख ) निजी सचिव, पद से संबंधित क्रम सं . 2 सामने - 


(i) स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900 - 142400रू. " 


(ii ) स्तंभ ( 11 ) में , उपशीर्षक " प्रोन्नति” के अधीन – 


( क ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू + 4200रू . ग्रेड वेतन” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400 
112400रू.” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( ख ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 


(iii) स्तंभ ( 11 ) में उपशीर्षक " प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ” में - 


( क ) “ वेतन बैंड - 2 , 9300 -34800 रू . + 4200 रू . ग्रेड वेतन ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 35400 
112400 रू " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( ख ) स्तंभ 3 का लोप किया गया है ; 


( ग ) मुख्य निजी सचिव पद से संबंधित क्रम सं . 3 के सामने , - 


(i) स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : - 


“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700 - 208700 रू."; 


( ii ) स्तंभ ( 11) में , उपशीर्षक " प्रोन्नति ” के अधीन - 


( क ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू. + 4600रू. ग्रेड वेतन ”, शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 , 44900 
142400रू . ” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 
( ख ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iii) स्तंभ ( 11 ) में उपशीर्ष “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ” में - 


( क) “ वेतन बैंड- 3, 15600 -39100रू. + 5400 रू. ग्रेड वेतन " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 56100 
177500 रू .” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 


( ख ) “ वेतन बैंड- 2, 9300 - 34800रू . + 4800 रू . ग्रेड वेतन" शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600 
151100 रू .” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ग) स्तंभ 4 का लोप किया गया है । 


[ फा . सं . ए - 35011/ 28/ 2009-प्रशा. III ] 


ज्ञानेश्वर कुमार सिंह , संयुक्त सचिव 


टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 8 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . 
सं . 237 ( अ ) तारीख 8 दिसंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July , 2018 
G . S . R . 641 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub- section (5 ) of section 211 of the Companies 
Act, 2013 (18 of 2013 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate 
Affairs , Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade -I, Private Secretary and Principal Private Secretary 
Recruitment Rules , 2015, namely : 
1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud 
Investigation Office , Stenographer Grade -I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment ( Amendment) 
Rules , 2018. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade -1, Private Secretary 
and Principal Private Secretary Recruitment Rules , 2015 , (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 
3 , the following rule shall be substituted , namely: 

" 3 . Number of posts , classification and level in the pay matrix or pay scale. — The number of said 
posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be 

as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules." 
3 . In the principal rules, in the schedule , - 
( A ) against serial number 1, relating to the post of Stenographer Grade-I, - 

(i) in column (4 ), for the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely : 


" Level in Pay Matrix or pay scale 


( 4 ) 


Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " ; 


(B ) against serial number 2 , relating to the post of Private Secretary, - 

(i) in column (4 ), for the entries , the following entries shall be substituted, namely: 


“ Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900 - 142400 " ; 
(ii) in column ( 11), under the sub -heading promotion , 

( a) for the words, figures and letters " pay band- 2, Rs. 9300 - 34800/ - plus grade pay Rs. 4200/- ", the 
words , figures and letters " Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " , shall be substituted ; 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(b ) Note 2 shall be omitted ; 
( iii) in column ( 11), under the sub-heading Deputation (Including short-term contract) , 

(a ) for the words, figures and letters " pay band -2 , Rs. 9300 - 34800 /- plus grade pay Rs. 4200 /" , the 
words, figures and letters " Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400 - 112400 " , shall be substituted ; 

(b ) Note 3 shall be omitted ; 
(C ) against serial number 3, relating to the post of Principal Private Secretary , - 
(i) in column (4 ), for the entries , the following entries shall be substituted , namely : 

" Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67700 -208700 " ; 
(ii) in column ( 11), under the sub -heading promotion , 
(a ) for the words, figures and letters " pay band -2 , Rs. 9300 - 34800 /- plus grade pay Rs. 4600 " , the words, figures 
and letters " Level 7 in the Pay Matrix Rs . 44900 - 142400 " , shall be substituted ; 
(b ) Note 2 shall be omitted ; 
( iii) in column (11), under the sub -heading Deputation (Including short- term contract) , 

(a ) for the words, figures and letters "pay band - 3, Rs. 15600 - 39100 plus grade pay of Rs. 5400 ", the 
words, figures and letters " Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100 -177500 " , shall be substituted; 
(b ) for the words, figures and letters " pay band - 2, Rs. 9300 - 34800 /- plus grade pay Rs. 4800 " , the 
words, figures and letters " Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600 - 151100 " , shall be substituted ; 
(c ) Note 4 shall be omitted . 

[F . No . A -35011/28/2009 - Ad. 111 ] 

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy . 
Note : The principal rules were published vide notification number G . S. R . 237 , dated the 08 . 12 .2015 in the Gazette of 
India , Part II , Section 3 , Sub -section (i) dated 08 . 12 .2015 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2018.07. 18 19:49:01 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


